रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


. 


. 


. 


1 . 


. 


--- 


EF-- 


.. 


.. 


- 


- 


- 


समामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II — खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जून 2 , 2015 / ज्येष्ठ 12 , 1937 
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2 , 2015 / JYAISTHA 12, 1937 


सं. 1153 ] 
No. 1153 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 जून , 2015 
का . आ . 1453 ( अ ). केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण ( भूमि और यातायात ) अधिनियम , 2002 ( 2003 का 13) की 
धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन , सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ . 76 ( अ), तारीख 20 जनवरी , 2005 , का . आ . 972( अ), का . आ . 973 (अ), का. आ . 974 ( अ), 
का . आ . 975 ( अ) , का . आ . 976 ( अ ) और का . आ . 977 ( अ), तारीख 14 जून , 2007, का . आ . 999 ( अ), का . आ. 1000 ( अ ) और 
का . आ .1001 ( अ ) तारीख 18 सितम्बर , 2007 , का . आ . 120 ( अ) तारीख 21 जनवरी , 2008 और का . आ . 543 ( अ ) तारीख 20 मार्च, 2008 
को अधिव्रान्त करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित राजमार्ग प्रशासकों का उक्त सारणी के तत्स्थानी स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट 
राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमाओं के संबंध में , जिसमें संबंधित राजमार्ग प्रशासन को उक्त अधिनियम के उपबधों के अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करने और कृत्यों के निर्वहन का अधिकारिता होगी , स्थापन करती है । 

सारणी 

( अधिकारिता ) 
क्रम राजमार्ग प्रशासन | राजमार्ग प्रशासन की अधिकारिता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग, लम्बाई 

और सीमाएं 
प्रादेशिक अधिकारी (बैंगलूर ) सड़क 

| कर्नाटक राज्य में अवस्थित सभी राष्ट्रीय राजमार्गो के पूर्ण आयाम 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
प्रादेशिक अधिकारी ( भोपाल ) सड़क मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित सभी राष्ट्रीय राजमार्गो के पूर्ण आयाम 

परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
3 | प्रादेशिक अधिकारी ( भवनेश्वर ) सड़क | उड़ीसा राज्य में अवस्थित सभी राष्ट्रीय राजमार्गो के पूर्ण आयाम 

परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
प्रादेशिक अधिकारी ( चंडीगड़ ) सड़क जम्मू -कश्मीर, हिमाचल प्रदेश , पंजाब, हरियाणा राज्य , चंडीगड़ , संघ राज्य क्षेत्र और 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवस्थित सभी राष्ट्रीय राजमार्गो के पूर्ण आयाम 


2429 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii) ] 


प्रादेशिक अधिकारी ( चेन्नई ) सड़क तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित सभी राष्ट्रीय राजमार्गो के 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

पूर्ण आयाम 
प्रादेशिक अधिकारी ( गांधीनगर ) सड़क | गुजरात राज्य और दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अवस्थित सभी राष्ट्रीय राजमार्गो के पूर्ण आयाम 
प्रादेशिक अधिकारी ( गुवहाटी ) सड़क आसाम , त्रिपुरा , सिक्किम , मणिपुर , मेघालय , मिजोरम और नागालैंड राज्यों अवस्थित 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सभी राष्ट्रीय राजमार्गो के पूर्ण आयाम 
प्रादेशिक अधिकारी ( हैदराबाद) सड़क | आध्र प्रदेश और तेलगांना राज्य में अवस्थित सभी राष्ट्रीय राजमार्गो के पूर्ण आयाम 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
प्रादेशिक अधिकारी (ईटानगर) सड़क अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित सभी राष्ट्रीय राजमार्गो के पूर्ण आयाम 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
प्रादेशिक अधिकारी ( जयपुर) सड़क | राजस्थान राज्य में अवस्थित सभी राष्ट्रीय राजमार्गो के पूर्ण आयाम 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
प्रादेशिक अधिकारी ( कोलकाता) सड़क | पश्चिम बंगाल राज्य और अंदमान तथा निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में अवस्थित 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

सभी राष्ट्रीय राजमार्गो के पूर्ण आयाम 
| प्रादेशिक अधिकारी ( लखनऊ ) सड़क | उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में अवस्थित सभी राष्ट्रीय राजमार्गो के पूर्ण आयाम 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
प्रादेशिक अधिकारी ( मुम्बई ) सड़क महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में अवस्थित सभी राष्ट्रीय राजमार्गो के पूर्ण आयाम 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
प्रादेशिक अधिकारी (पटना) सड़क बिहार और झारखंड राज्यों में अवस्थित सभी राष्ट्रीय राजमार्गो के पूर्ण आयाम 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
| प्रादेशिक अधिकारी ( रायपुर) सड़क छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित सभी राष्ट्रीय राजमार्गो के पूर्ण आयाम 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
प्रादेशिक अधिकारी (तिरुवन्नतापुरम ) 

केरल राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय । 

में अवस्थित सभी राष्ट्रीय राजमार्गो के पूर्ण आयाम 


11 


[ फा . स . एन एच- 11014/ 2/ 2014- पी एंड एम ] 

माया प्रकाश ,निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 2nd June, 2015 


S . O . 1453 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 3 of the Control of National 
Highways (Land and Traffic ) Act, 2002 (13 of 2003) and in supersession of the notifications of the Government of India in the 
erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways ) numbers 
S. 0 .76( E) dated the 20th January , 2005; S. O. 972( E), S. O. 973( E), S. O. 974( E), S. O . 975( E), S. O . 976( E ) and S. O . 977( E ) 
dated the 14th June, 2007 ; S . O . 999 ( E), S. O . 1000 ( E) and S . O . 1001 ( E ) dated the 20th June, 2007; S. O . 1047( E ) and 
S. O . 1048 ( E) dated the 28th June , 2007 ; S. O . 1570 ( E) dated the 18th September, 2007; S. O . 120( E ) dated the 21st January , 
2008 ; and S. O . 543 (E ) dated the 20th March , 2008 , the Central Government hereby establishes the Highway Administrations 
mentioned in column (2 ) of the Table given hereunder in respect of the limits of the National Highways as specified in the 
corresponding column ( 3 ) of the said Table , on which the respective Highway Administration shall have jurisdiction to exercise 
the powers and discharge the functions conferred on them under the provisions of the said Act. 


[ TT II – DUS 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


No. 


(1) 


( 2 ) 


17 . 


TABLE 

( JURISDICTION ) 
Highway Administration 

National Highways, Length and limits thereof 
defining jurisdiction of Highway Administration 

( 3 ) 
Regional Officer (Bengaluru ) 

Entire stretches of all National Highways as are 
Ministry of Road Transport and Highways 

situated within the State of Karnataka . 
Regional Officer (Bhopal) 

Entire stretches of all National Highways as are 
Ministry of Road Transport and Highways 

situated within the State of Madhya Pradesh . 
Regional Officer (Bhubaneshwar ) 

Entire stretches of all National Highways as are 
Ministry of Road Transport and Highways 

situated within the State of Odisha . 
Regional Officer ( Chandigarh ) 

Entire stretches of all National Highways as are 
Ministry of Road Transport and Highways 

situated within the States of Jammu and Kashmir , 
Himachal Pradesh , Punjab , Haryana, the Union 
territory of Chandigarh and the National Capital of 

Territory of Delhi. 
Regional Officer (Chennai ) 

Entire stretches of all National Highways as are 
Ministry of Road Transport and Highways 

situated within the State of Tamil Nadu and the 

Union Territory of Puducherry . 
Regional Officer (Gandhinagar ) 

Entire stretches of all National Highways as are 
Ministry of Road Transport and Highways 

situated within the State of Gujarat and the Union 
Territories of Dadra and Nagar Haveli , and Daman 

and Diu . 
Regional Officer (Guwahati ) 

Entire stretches of all National Highways as are 
Ministry of Road Transport and Highways 

situated within the States of Assam , Tripura , 
Sikkim , Manipur Meghalaya , Mizoram and 

Nagaland . 
Regional Officer (Hyderabad ) 

Entire stretches of all National Highways as are 
Ministry of Road Transport and Highways 

situated within the State of Andhra Pradesh and 

Telengana . 
Regional Officer (Itanagar ) 

Entire stretches of all National Highways as are 
Ministry of Road Transport and Highways 

situated within the State of Arunachal Pradesh . 
Regional Officer (Jaipur ) 

Entire stretches of all National Highways as are 
Ministry of Road Transport and Highways 

situated within the State of Rajasthan . 
Regional Officer (Kolkata ) 

Entire stretches of all National Highways as are 
Ministry of Road Transport and Highways 

situated within the State of West Bengal and the 

Union Territory of Andaman and Nicobar Islands. 
Regional Officer (Lucknow ) 

Entire stretches of all National Highways as are 
Ministry of Road Transport and Highways 

situated within the States of Uttar Pradesh and 

Uttarakhand . 
Regional Officer (Mumbai) 

Entire stretches of all National Highways as are 
Ministry of Road Transport and Highways 

situated within the States of Maharashtra and Goa . 
Regional Officer ( Patna ) 

Entire stretches of all National Highways as are 
Ministry of Road Transport and Highways 

situated within the States of Bihar and Jharkhand . 
Regional Officer (Raipur ) 

Entire stretches of all National Highways as are 
Ministry of Road Transport and Highways 

situated within the State of Chhattisgarh . 
Regional Officer ( Thiruvananthapuram )Ministry of Entire stretches of all National Highways as are 
Road Transport and Highways 

situated within the State of Kerala and the Union 
Territory of Lakshadweep . 


[F . No. NH - 11014 /2/2014 - P & M ] 


MAYA PRAKASH , Director 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


